रजिस्ट्री संडी एल -33004/ 99 


REGD. NO . D. L .- 33004 /99 


मयमापते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप- खण्ड (6) 
PARTI - Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार, बन 23, 2003/ आपाद 2, 1925 
NEW DELHI, MONDAY , JUNE 23 , 2003/ASADHA 2 , 1925 


सं. 292 ] 
- No. 2921 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 23 जून , 2003 


सा. का .नि. 507 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 
अधिनियम, 1988 (1988 का 68 ) की धारा 34 की उपधारा ( 2) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 
प्राधिकरण ( सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्ते) नियम , 2003 है । 


(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


परिभाषाएं : इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 


( क ) “ अधिनियम " से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1988 (1988 

का 68 ) अभिप्रेत है ; 


( ख) “ प्राधिकरण ” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय 

राजमार्ग प्राधिकरण अभिप्रेत है ; 


( ग) 


“ अध्यक्ष " से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 


(घ) “ सदस्य " से अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का कोई 

. सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ; 


1743 G / 2003 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTI Sec. 301 


( ङ) 


उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु 
अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं । 


3. . . अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता :- कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रुप में नियुक्ति 
के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत सरकार में सचिव का पद धारण करता हो और उसके 
पास प्रबंध, प्रशासन, विधि, वित्त और राजमार्ग इंजीनियरी से संबंधित सभी या किसी क्षेत्र में 
वृत्तिक ज्ञान और अनुभव हो । 


4. 


सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता : 


(1) कोई व्यक्ति सदस्य (प्रशासन) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा 


जब वह 

(i) 


केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी स्वायत्त निकाय में 
नियोजित हो ; और 


( ii ) 


उसने, 


( क) 


8, 000-275-13,500 रुपए या तुल्य या उच्चतर वेतनमान में 
कम से कम 25 वर्ष तक पद धारण किया हो ; और 


( ख) 18, 400 -500 - 22 , 400 रुपए के वेतनमान में कम से कम 3 वर्ष . 

तक पद धारण किया हो ; और 


(ग ) लोक प्रशासन और प्रबंध के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष तक 

पद धारण किया हो । 


( 2 ) 


उपनियम ( 1) के अधीन अर्हित व्यक्ति के लिए वांछनीय अर्हता निम्न प्रकार 


(i) 


प्रबंध और प्रशासन में अनुभव ; और 


(ii) 


राजमार्ग के क्षेत्र से संबंधित प्रशासन में अनुभव । 


( 3) कोई व्यक्ति सदस्य ( क्ति ) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा 


जब वह 


(i) 


केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी स्वायत्त निकाय में 
नियोजित हो ; और 


[ भाग 


- खण्ड 


. 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- - - 


- 


- -- 


( ii) उसने, 
( क) 8,000 - 275-13, 500 रुपए या तुल्य या उच्चतर वेतनमान में 

कम से कम 25 वर्ष तक पद धारण किया हो ; और 


( ख) 18,400- 500- 22,400 रुपए के वेतनमान में कम से कम 3 वर्ष 

तक पद धारण किया हो ; और 


(ग) वित्त और वित्तीय योजना के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष तक 

पद धारण किया हो । 


( 4) 


उपनियम (3) के अधीन अर्हित व्यक्ति के लिए वांछनीय अर्हता निम्न प्रकार है, 


(i) 


.. 


राजमार्ग के क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, दोनों में 
वित्त और विनिधान प्रक्रिया, ऋण तथा अनुदान, आदि की वार्ता में 
अनुभव और ; और 


( ii ) वित्तीय प्रबंध में अनुभव । 
(5 ) कोई व्यक्ति सदस्य (तकनीकी ) के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा . 
जब वह 


(i) : सिविल इंजीनियरी में डिग्री रखता हो ; और 


( ii ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या 

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी स्वायत्त निकाय में 
नियोजित हो ; और 


( iii ) उसने, 


( क ) 8.000- 275 -13, 500 रुपए या तुल्य. या उच्चतर वेतनमान में 


कम से कम 25 वर्ष तक पद धारण किया हो ; और .. .. . 

18, 400-500- 22, 400 रुपए के वेतनमान में कम से कम 3 वर्ष 
___ तक पद धारण किया हो ; और । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II _ Sec . 36 ] 
( ग) राजमार्ग इंजीनियरी के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष तक पद 

धारण किया हो । . 


5. सदस्य की पदावधि - कोई सदस्य इस रूप में अपना पद भार ग्रहण करने की तारीख से 
तीन वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, पद 


धारण करेगा । 


6. निम्नलिखित अधिकारी प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किए 
जाएंगे, अर्थात् :-- 


(i) 


सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ; 


( ii ) सचिव, वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग ; 


( iii ) सचिव , योजना आयोग ; और 


( iv ) 


महानिदेशक ( सड़क विभाग) और विशेष सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग 


मंत्रालय । 


7 . सेवा की अन्य शर्ते - सदस्य की पदावधि और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विषय, 
जिनकी बाबत इन नियमों में कोई व्यक्त उपबंध नहीं किए गए हैं, उसी प्रकार होंगे जो तुल्य 
वेतन अर्हित करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह क के किसी अधिकारी के लिए स्वीकार्य 


8 . कतिपय मामलों में नियमों के उपाबंधों से शिथिलीकरण-- यदि केन्द्रीय सरकार का यह 
समाधान हो गया है कि किसी विशिष्ट मामले में इन नियमों के कार्यान्वयन से कोई असम्यक 
कठिनाई कारित होती है तो वह लोकहित में और लेखबद्ध किए गए कारणों से इन नियमों के 
केन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी । 


9. 


वेतन - (i) अध्यक्ष को प्रतिमास 26 ,000 / - रुपए (नियत ) वेतन संदाय किया जाएगा | 


( 11 - 


3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


... 


GHARH 


ATT AF FIGST 


Ü) HART | 22 , 400 -525 - 24 ; 500 /- 546 

किया जाएगा । 


( . . STRE BRYR T /C - 12022 /1/96 -4 .37 . ft.] 

___ अशोक जोशी , सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd June, 2003 . 

G .S. R . 507(E ). In exercise of the powers 
conferred by clause (a ) of sub - section ( 2 ) of section 34 of National 
Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988 ), the Central 
Government hereby makes the following rules , namely : 


1 . Short title and commencement - ( 1) These rules may 
be called the National Highways Authority of India ( the term of 
office and other conditions of Service of Members ) Rules , 2003 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
notification in the Official Gazette . 


2 . Definitions - In these rules , unless the context otherwise , 
requires ; 


(a ) 


"Act" means the National Highways Authority of 
India Act, 1988 (68 of 1988) ; 


" Authority " means the National Highways Authority 
of India constituted under section 3 of the Act ; 


" Chairman " means the Chairman of the Authority ; 


* Member " means a member of the Authority 
appointed under section 3 of the Act and includes the 
Chairman ; 


( e ) 


words and expressions used herein and not defined 
but defined in the Act , shall have the meanings 
respectively assigned to them in the Act . 


3 . Qualification for appointment as Chairman :- . A 
person shall not be qualified for appointment as a Chairman - unless 
he holds the post of a Secretary to the Government of India and 
possesses professional knowledge and experience in all or any of 
the areas pertaining to Management, Adminlstration , Law , Finance 
and highway engineering . 


Stives 


Ray 


1745 45103 -2 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


PART 1 - SEC .301 


Qualification for appointment as a Member: - 


( 1) A person shall not be qualified for appointment as a 
Member (Administration ) unless he - 


is employed in the Central Government or a State 
Government or Public Sector Undertaking or an 
Autonomous Body established under law for the time 
being in force ; and 


(ii) 


has held the post; 


(a ) 


for at least 25 years in the pay scale of 
Rs. 8 , 000 - 275 - 13 ,500 /- or equivalent or 
higher ; and 


for at least 3 years in the pay scale of 
Rs . 18 , 400 -500 - 22 ,400 / - ; and 


(c) 


for at least 15 years in the field of Public 

Administration and Management. 
( 2 ) Desirable qualification for a person qualified under 
sub - rule (1 ) is as under : 


(i) 


experience in management and administration ; and 


( ii) 


experience in administration relating to the field of 
highways. 


( 3 ) A person shall not be qualified for appointment as a 
Member ( Finance ) unless he - 


(1) 


is employed in the Central Government or a State 
Government or Public Sector Undertaking or an 
Autonomous Body established under law for the time 
being in force ; and 


( ii ) . has held the post , 


( a ) for at least 25 years in the pay scale of Rs. 

8 , 000 - 275 - 13 , 500 /- or equivalent or 
higher ; and 


(b ) for at least 3 years in the pay scale of Rs . 

18 ,400 - 500 - 22 , 400 / - ; and 


( c ) for at least 15 years in the field of Finance 

and Financial Planning. 


[ Ti - au 3 (1) ] : 


HIT 


14 


: 3TEITSTUE 


(4 ) Desirable qualification for a person qualified 
under sub - rule ( 3) is as under : 


(i) experience in finance and investment procedure , 

negotiation of loans and grants , etc ., both from 
national or international institutions pertaining to 
· the field of highways ; and 


(ii) 


experience in Financial Management. 


( 5 ) A person shall not be qualified for appointment as a 
Member (Technical ) unless he - 


(i) 


has degree in Civil Engineering ; and 


is employed in the Central Government or a State 
Government or Public Sector Undertaking or an 
Autonomous Body established under law for the time 
being in force ; and 


(iii) 


has held the post, 


( a ) 


for at least 25 years in the pay scale of 
Rs. 8 , 000 - 275 - 13 , 500 / - or equivalent or 
higher; and 


(b ) 


for at least 3 years in the pay scale of 
Rs . 18 , 400 - 500 - 22 , 400 ; and 


(c) 


for at least 15 years 
Highway Engineering . 


in the field of 


5 . Term of office of the Member - A Member shall hold 
office as such for a term of three years from the date on which he 
enters upon his office or until he attains the age of superannuation , 
whichever is earlier. 


6 The following officers shall be appointed as part- time 
Members of the Authority ; namely : 


Secretary , Ministry of Road Transport and Highways ; 
Secretary , Ministry of Finance , Department of 
Expenditure ; 
Secretary , Planning Commission ; and 
Director General (Road Development ) and Special 
Secretary , Ministry of Road Transport and Highways. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTISc .301 


7 . Other conditions of services - Matters relating to the 
terms and other conditions of service of the Member, with respect 
to which no express provisions has been made in these rules , shall 
be such as are admissible to a Group A Officer of the Central 
Government drawing an equivalent pay . 


8 . Relaxation of provision of rujes in certain cases - 
When the Central Government is satisfied that operation of any of 
these rules causes undue hardship in any particular case , it may in 
the public interest and for reasons to be recorded in writing , relax 
any provisions of these rules. 


9 . 


Salaries- (1) The Chairman shall be paid a salary of Rs . 

26 , 000 / - ( fixed ) per Month . 


( ii) The Member shall be paid a salary of Rs . 

22 , 400 - 525- 24 , 500 / - per month . 


[F. No.RW /NHA-12022/1/96- PIC ] 

ASHOKE JOSHI, Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Prome, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


